निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार 

द्वारा प्रकाशित 


उक्त 


24 आषाढ़ 1937 ( श 0 ) 
संख्या 28 पटना , बुधवार , 

15 जुलाई 2015 (ई 0) 

विषय - सूची 
पृष्ठ 

पृष्ठ 
भाग-1 –नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और 

भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-7 विधेयक , 

विधान मंडल में 

उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले 
भाग-1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त 
आदेश । 

विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व 
भाग-1- ख मैट्रीकुलेशन , आई0 ए0, आई 0एससी0, 

प्रकाशित विधेयक । 
बी 0 ए 0, बी ० एससी 0, एम 0 ए 0 , 
एम 0 एससी0 , लॉ भाग-1 

और 2 , 

भाग -7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी 0 एस 0 ई 0 , डीप 0- इन 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है । 
एड 0, एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 

भाग-8 भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
के परीक्षा-फल , कार्यक्रम , छात्रवृत्ति प्रदान , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
आदि । 

प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 

समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
भाग-1 -ग — शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 

पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग - 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

भाग-9 विज्ञापन 
निकाले गये विनियम , आदेश, 
अधिसूचनाएं और नियम आदि । 

8-11 भाग-9- क वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग -3 भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार 

भाग-9- ख - निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, 
और के आदेश , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
अधिसूचनाएं और नियम , भारत गजट 

सूचनाएं इत्यादि । 

12-13 
और राज्य गजटों के उद्धरण । 

पूरक 
भाग-4 बिहार अधिनियम 

पूरक - क 


उच्च 


न्यायालय 


2 


बिहार गजट , 15 जुलाई 2015 


भाग-1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


बिहार विधान सभा सचिवालय 


अधिसूचनाएं 

31 मार्च 2015 
सं ० 2 स्था०-65 /2009-816- वि ० स ० — वित्त ( वै० दा ० नि ० को ० ) विभाग , बिहार सरकार के पत्रांक - वै० दा ० नि ० को० 
22 / वि ० स०-03/ 2014-94 ( 22 ) , पटना , दिनांक 23.01.2015 तथा बिहार सेवा संहिता के नियम -227 , 230 एवं 248 क के तहत् 
श्री विनोद कुमार विद्यार्थी, अवर सचिव, बिहार विधान सभा , पटना को दिनांक 12.11.2014 से 15.11.2014 तक उपार्जित 
अवकाश की स्वीकृति एवं बिहार सेवा संहिता के नियम -159 के तहत् दिनांक 16.11.2014 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग की 
अनुमति प्रदान की जाती है । 

अध्यक्ष , बिहार विधान सभा के आदेश से , 

असीम कुमार , अवर सचिव । 


1 मार्च 2015 
सं ० 2 स्था०-163 / 2007-835 - वि ० स० — वित्त ( वै० दा ०नि ० को ० ) विभाग , बिहार सरकार के पत्रांक - वै० दा ० नि ० को० 
22/ वि ० स०-02/ 13-15 ( 22 ) , पटना , दिनांक 06.02.2015 तथा बिहार सेवा संहिता के नियम-227 , 230 एवं 248 क के तहत् 
श्री असीम कुमार , अवर सचिव , बिहार विधान सभा , पटना को दिनांक 10.11.2014 से 20.11.2014 तक उपार्जित अवकाश की 
स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से , 

असीम कुमार , अवर सचिव । 


. 


1 अप्रील 2015 
सं ० 2 स्था०-01 /2009-837 - वि ० स० — वित्त ( वै० दा ० नि ० को ० ) विभाग , बिहार सरकार के पत्रांक - वै० दा ० नि ० को० 
22/ वि ० स०-05/13-153 ( 22 ) , पटना , दिनांक 06.02.2015 तथा बिहार सेवा संहिता के नियम -227 , 230 एवं 248 क के तहत् 
श्री उदय कुमार सिंह , अवर सचिव, बिहार विधान सभा, पटना को दिनांक 27.08.2014 से 06.09.2014 तक उपार्जित अवकाश 
की स्वीकृति एवं बिहार सेवा संहिता के नियम -159 के तहत् दिनांक 07.09.2014 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग की अनुमति 
प्रदान की जाती है । 

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से , 

असीम कुमार , अवर सचिव । 


13 अप्रील 2015 
सं ० 2 स्था ० ( खंड ) -165/2011-953 - वि ० स ० — वित्त ( वै० दा ० नि ० को ० ) विभाग , बिहार सरकार के पत्रांक - वैदा० नि ० को० 
22 / वि ० स०-02/11-150 ( 22 ) , पटना , दिनांक 06.02.2015 तथा बिहार सेवा संहिता के नियम -227 , 230 एवं 248 क के तहत् 
श्री अनिल कुमार जायसवाल , उप - सचिव , बिहार विधान सभा , पटना को दिनांक 26.11.2014 से 09.12.2014 तक उपार्जित 
अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से , 

असीम कुमार , अवर सचिव । 


बिहार गजट , 15 जुलाई 2015 


3 


24 अप्रील 2015 
सं ० 2 स्था०-81/15-1096/ वि ० स०— श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह , प्रतिवेदक , बिहार विधान सभा को महालेखाकार , बिहार, 
पटना के पत्रांक - जी ० ई ० : 12 - BLA-XVIII 21-1505 , दिनांक 31.03.2015 के आलोक में बिहार सेवा संहिता के नियम -230 
एवं 248( क ) के तहत दिनांक 10.02.2015 से 21.02.2015 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है । उक्त संहिता के 
नियम -159 के तहत दिनांक 22.02.2015 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग की अनुमति दी जाती है । 

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से , 
विनोद 

कुमार विद्यार्थी , अवर सचिव । 


12 मई 2015 
सं ० 2 स्था ० ( खंड ) -165 / 11-1138/ वि ० स ० — सभा सचिवालय के उप - सचिव श्री अनिल कुमार जायसवाल , जिनका 
वेतनमान PB- 3, 15600-39100 + 7600 ( ग्रेड पे ) रु० है , जो प्रतिमाह 32470/ -रु ० वेतन पाते हैं , को बिहार राज्य सरकारी सेवक 
एल ० टी ० सी ० नियमावली 1986 , वित्त विभाग के पत्र संख्या- 3 - ए( या ० भ० ) -02 / 2010-2894 , दिनांक 17.03.2010 एवं सभा 
सचिवालय की अधिसूचना संख्या -1018 , दिनांक 12.06.2010 के तहत् दिल्ली , चेन्नई तिरूपति, कालीकट , कोयम्बटूर एवं उँटी की 
यात्रा हेतु बिहार सेवा संहिता के नियम -227,230 एवं 248 ( क ) एवं वित्त ( वै० दा ० नि ० को ० ) विभाग के पत्रांक -418 ( 22 ) , 
दिनांक 30.04.2015 के तहत दिनांक 17.05.2015 से 28.05.2015 तक उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । साथ 
ही दिनांक 16.05.2015 के संध्या से मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है । 

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से , 
असीम कुमार , 

, अवर सचिव । 


13 मई 2015 
सं ० बि ० वि ० वि ० स०-01 / 2012- 1144- वि ० स ० — सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या -1161 , दिनांक 22.04.2015 
के क्रम में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा ने श्री विनय 
बिहारी , स ० वि ० स ० ( क्षेत्र संख्या-05 , लौरिया ) को वर्ष 2015-16 ( पंचदश बिहार विधान सभा के कार्यकाल तक ) के लिए गठित 
बिहार विधान सभा की " बिहार विरासत विकास समिति " का सदस्य मनोनीत किया है । 

अध्यक्ष , बिहार विधान सभा के आदेश से , 

हरेराम मुखिया, प्रभारी सचिव , 


14 मई 2015 
सं ० 2 स्था०-25/14- 1150- वि ० स ० — सभा सचिवालय की अधिसूचना सं०-630, दिनांक 16.05.2005 द्वारा प्रवृत्त 
वित्त विभाग के संकल्प सं०-3 / एम - 2-5-1/ 99 , खंड1829 वि. ( 2 ) , दिनांक 07.04.2005 एवं वित्त ( वै० दा ० नि ० को ० )विभाग , बिहार 
सरकार के ज्ञाप सं ० - वै० दा ० नि ० को०-2 / वे ० दा०-50-70 /94-344 ( 22 ) पटना, दिनांक 27.03.2015 के आलोक में श्री सुधीर कुमार 
गोईत , अनिवार्य सेवानिवृत्त प्रशासी पदाधिकारी , बिहार विधान सभा , पटना को उनकी अनिवार्य सेवनिवृत्ति की तिथि 31.12.2014 
तक उनके कोष में संग्रहित 207 ( दो सौ सात ) दिनों का अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले अनुमान्य वेतन तथा उक्त वेतन 
पर प्रचलित दर पर अनुमान्य महँगाई भत्ता के समतुल्य नगद राशि के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

अध्यक्ष , बिहार विधान सभा के आदेश से , 

असीम कुमार , अवर सचिव । 


9 जून 2015 


सं ० 2 स्था०-171/ 2014-1305- वि ० स० — सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या-630 , दिनांक 16.05.2005 द्वारा 


प्रवृत वित्त विभाग , बिहार सरकार के संकल्प संख्या -3 / एम - 2-5-1/99 , खण्ड -1829 वि ० ( 2 ) , दिनांक 07.04.2005 एवं वित्त 


( वै० दा ० नि ० को ० ) विभाग , बिहार सरकार के ज्ञाप सं ० - वै० दा ० नि ० को०- 2/वेदा०-50-06/96-521 ( 22 ) पटना , दिनांक 


18.05.2015 के आलोक में श्री मो ० नियाज अहमद, सेवानिवृत्त उप - सचिव , बिहार विधान सभा , पटना को उनकी सेवानिवृत्ति की 


4 


बिहार गजट , 15 जुलाई 2015 


तिथि 28.02.2015 तक उनके कोष में संग्रहित 300 ( तीन सौ ) दिनों का अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले अनुमान्य वेतन 


तथा उक्त वेतन पर प्रचलित दर पर अनुमान्य महँगाई भत्ता के समतुल्य नगद राशि के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 


अध्यक्ष , बिहार विधान सभा के आदेश से , 
असीम कुमार , 

, अवर सचिव । 


15 जून 2015 
सं ० 2 स्था०-95 /2015-1336 - वि ० स० — वित्त ( वै० दा० नि ० को ० ) विभाग , बिहार सरकार के पत्रांक - वै० दा ० नि ० को० 
22/ वि ० स०-07/ 13-567( 22 ) पटना , दिनांक 25.05.2015 तथा बिहार सेवा संहिता के नियम-227 , 230 एवं 248 क के तहत 
श्री प्रदीप कुमार राय , अवर सचिव, बिहार विधान सभा, पटना को दिनांक 10.03.2015 से 27.03.2015 तक उपार्जित अवकाश 
तथा उक्त संहिता के नियम -159 के तहत दिनांक 28.03.2015 एवं 29.03.2015 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग की अनुमति 
प्रदान की जाती है । 

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से , 

असीम कुमार , अवर सचिव । 


17 जून 2015 
सं ० -2 स्था०-229 / 2005-1345 - वि ० स ० — वित्त ( वै० दा ० नि ० को ० ) विभाग , बिहार सरकार के ज्ञापांक - वै० दा ० नि ० को० 
22/ वि ० स०-01/14-568 ( 22 ) पटना , दिनांक 25.05.2015 तथा बिहार सेवा संहिता के नियम-227 , 230 एवं 248 ( क ) के तहत 
श्री पवन कुमार सिन्हा , अवर सचिव , बिहार विधान सभा, पटना को दिनांक 25.04.2015 से 11.05.2015 तक उपार्जित अवकाश 
की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

अध्यक्ष , बिहार विधान सभा के आदेश से , 

असीम कुमार , अवर सचिव । 


19 जून 2015 


सं ० 2 स्था०-87/15- 1365 / वि ० स० — सभा सचिवालय की अधिसूचना सं०-630 , दिनांक 16.05.2005 द्वारा प्रवृत्त वित्त 
विभाग , बिहार सरकार के संकल्प सं०-3/ एम - 2-5-1/ 99 , खंड -1829 वि ० ( 2 ) , दिनांक 07.04.2005 तथा महालेखाकार ( लेखा एवं 
हकदारी ) का कार्यालय , बिहार, पटना के पत्रांक - जी ० ई०: 12- BLA- XVIII - 23-112 , दिनांक 27.04.2015 के अनुसरण में श्री 
बिपिन कुमार सिन्हा , सेवानिवृत्त प्रतिवेदक , बिहार विधान सभा सचिवालय , पटना को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 30.04.2015 तक 
उनके कोष में संग्रहित 300 ( तीन सौ ) दिनों का अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले अनुमान्य अवकाश वेतन तथा उक्त वेतन 
पर प्रचलित दर पर अनुमान्य महँगाई भत्ता के समतुल्य नकद राशि के भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

अध्यक्ष , बिहार विधान सभा के आदेश से , 
विनोद कुमार विद्यार्थी, अवर सचिव । 


24 जून 2015 
सं ० 2 स्था ० ( खंड ) -165/11-1419 / वि ० स ० । सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या -1138 दिनांक 12.05.2015 
द्वारा श्री अनिल कुमार जायसवाल , उप - सचिव , बिहार विधान सभा, पटना की दिनांक 17.05.2015 से 28.05.2015 तक स्वीकृत 
उपार्जित अवकाश को दिनांक 17.05.2015 को सार्वजनिक अवकाश रहने के कारण उसे संशोधित करते हुए उन्हें दिनांक 
18.05.2015 से 28.05.2015 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है । साथ ही बिहार सेवा संहिता के नियम -159 के 
तहत दिनांक 17.05.2015 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है । 
एतद् विषयक पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या -1138 दिनांक 12.05.2015 को इस हद तक संशोधित समझा जाय । 

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से . 

असीम कुमार , अवर सचिव । 


बिहार गजट , 15 जुलाई 2015 


5 


पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

18 जून 2015 
सं ० 3 स्था ० (6) 32 / 2014-2309 — पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या -2839 दिनांक 
29.11.2013 के निहित प्रावधानों के आलोक में श्री योगेन्द्र कुमार मधुप , संयुक्त मत्स्य निदेशक, मत्स्य निदेशालय, बिहार, 
पटना को बिहार राज्य मछुआरा आयोग , पटना के सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदोश से , 
ब्रजेश्वर पाण्डेय, अवर सचिव । 


योजना एवं विकास विभाग 


अधिसूचनाएं 

2 जुलाई 2015 
संव्यो03 / 3-16 / 99-3184 / यो 0 वि 0 — विभागीय अधिसूचना संख्या-2563 दिनांक 03.07.2012 के क्रम में श्री 
ए0 एन 0 पी 0 सिन्हा, ( भा 0 प्र0 से 0, से0 नि 0) को दिनांक 03.07.2015 से अगले आदेश तक के लिए सदस्य, बिहार राज्य योजना 
पर्षद , पटना के पद पर मनोनीत किया जाता है । 
2. श्री सिन्हा को राज्य मंत्री की सुविधायें देय होंगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
डा 0 दीपक प्रसाद , प्रधान सचिव । 


, 


30 जून 2015 
सं ० यो ० स्था 04 / 2-2 / 2014-3137 / यो 0 वि 0 — योजना एवं विकास विभाग के प्रषासनिक नियंत्रणाधीन स्थानीय 
क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के लिए ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 7757 दिनांक 26.06.2015 द्वारा 
सेवा प्राप्त श्री अरूण कुमार सिंह, कार्यपालक अभियन्ता तथा योजना एवं विकास विभाग अंतर्गत पूर्व से पदस्थापन हेतु 
प्रतीक्षारत श्री गिरेन्द्र कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता तथा श्री प्रसून कुमार, कार्यपालक अभियंता का पदस्थापन अगले 
आदेश तक के लिए निम्न प्रकार किया जाता है: 
OC d ky z ky d v fHk; ak d k uke , oaor 2 ku i n LFkki u 

uo in LFkki u LFkku 
श्री अरूण कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता, पदस्थापन की प्रतिक्षा में । कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रण्डल -1, 

स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन , दरभंगा । 


1 


2 


3 


श्री गिरेन्द्र कुमार सिंह , कार्यपालक अभियंता, पदस्थापन की प्रतिक्षा में । कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रण्डल -1, 

स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन , गया । 
श्री प्रसून कुमार, कार्यपालक अभियंता, पदस्थापन की प्रतिक्षा में । कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रण्डल -2, 

स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन , सोनपुर । 
2. स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन , कार्यप्रण्डल सुपौल में कार्यरत श्री अशोक कुमार, सहायक अभियंता को 
स्थानांतरण चिकित्सा संबंधी कारणों से मुख्य अभियंता कार्यालय स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन , विश्वेश्वरैया भवन, पटना में 
अगले आदेश तक के लिए किया जाता है । इनका स्थानांतरण अभ्यावेदन के आधार पर किया गया है अतः इन्हें स्थानांतरण 
यात्रा भत्ता देय नहीं होगा । 

3. उपर्युक्त कार्यपालक अभियंता / सहायक अभियंता नव पदस्थापित स्थान पर अविलंब प्रभार ग्रहण कर विभाग को 
सूचित करेंगे । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
सुरेन्द्र कुमार राम विशेष सचिव । 


30 जून 2015 
सं 0 यो ० स्था 01 / 4-1 / 12 एवं यो ० स्था 03 / 3-6 / 15-3138 / यो 0 वि 0, —योजना एवं विकास विभाग , बिहार , पटना 
के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन विभाग एवं विभिन्न प्रमण्डलों / जिला योजना कार्यालयों / मुल्यांकन निदेशालय , बिहार, 
पटना / बिहार राज्य योजना पर्षद , पटना में पदस्थापित निम्नलिखित क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी / उप निदेशक / जिला 
योजना पदाधिकारी / सहायक योजना पदाधिकारी / सहायक निदेशक को कार्याहित में स्थानांतरित करते हुए कॉलम 4 में 
अंकित स्थान पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है: 


6 


बिहार गजट, 15 जुलाई 2015 


00 


i n kf/ kd ki h d k u ke 


o Uke ku i n LFkki u LFkku 


LFkku kaj , k ds Q y Lo : i in LFkki u LFkku 


3 


2 


श्री ब्रजेश 

कुमार 

त्रिवेदी 
श्रीमती पूनम झा 
डॉ 0 सुरेश स्वप्निल 


क्षे ० यो पदा०, दरभंगा प्रमण्डल , दरभंगा 

क्षे ० यो ० पदा०, सारण प्रमण्डल, सारण 
उप निदेशक, योजना एवं विकास विभाग , 

बिहार, पटना 
क्षे० यो पदा0, तिरहुत प्रमण्डल , मुजफ्फपुर 


क्षे० यो ० पदा 0, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फपुर 
क्षे ० यो ० पदा ०, दरभंगा प्रमण्डल , दरभंगा 
क्षे ० यो ० पदा०, सारण प्रमण्डल, सारण 


3 


4 


श्री इन्द्रजीत चौरसिया 


5 


6 
7 


डॉ ० विनय कुमार 
श्री रविशंकर चौधरी 
श्रीमती निर्मला कुमारी 
श्री संजय कुमार गंगवाल 
श्री कौशल कुमार यादव 


क्षे० यो पदाo, भागलपुर प्रमण्डल , भागलपुर 

क्षे ० यो ० पदा0, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर 
जिला योजना पदाधिकारी , मुजफ्फपुर 
जिला योजना पदाधिकारी, सहरसा 
जिला योजना पदाधिकारी, बाँका 


उप निदेशक , योजना एवं विकास विभाग , बिहार , 

पटना (मुख्यालय, पटना ) 
क्षे० यो ० पदा ०, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर 
क्षे0 यो ० पदा०, भागलपुर प्रमण्डल , भागलपुर 
जिला योजना पदाधिकारी, वैशाली ( हाजीपुर ) 

जिला योजना पदाधिकारी , मुजफ्फरपुर 
योजना एवं विकास विभाग , बिहार, पटना में उप 
निदेशक के रिक्त पद पर ( अपने ही वेतनमान् में ) 

जिला योजना पदाधिकारी , सहरसा 


8 


9 


10 


जिला योजना पदाधिकारी , मुंगेर 


श्री जन्मजेय शुक्ला 

(बि 0 प्र 0 से 0) 
श्री ब्रजेश 

कुमार 

सिन्हा 


11 


12 


श्री राजीव कुमार 


जिला योजना पदाधिकारी , वैशाली 

( हाजीपुर) 
वरीय अनुसंधान पदाधिकारी , बिहार राज्य 

योजना पर्षद, पटना 
योजना एवं विकास विभाग , बिहार, पटना 


योजना एवं विकास विभाग , बिहार, पटना में उप 
निदेशक के रिक्त पद पर ( अपने ही वेतनमान् में ) 
योजना एवं विकास विभाग , बिहार, पटना में उप 
निदेशक के रिक्त पद पर ( अपने ही वेतनमान् में ) 

सहायक योजना पदाधिकारी, बाँका 


13 


श्री प्रेम कुमार सिन्हा 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


श्री विजय कुमार 

योजना एवं विकास विभाग , बिहार, पटना सहायक निदेशक,बिहार राज्य योजना पर्षद , पटना 
श्री जितेन्द्र प्रसाद मुल्यांकन निदेशालय, बिहार, पटना 

सहायक योजना पदाधिकारी , मुंगेर 
श्री शशि भूषण प्रसाद सहायक योजना पदाधिकारी, शेखपुरा 

सहायक योजना पदाधिकारी, अरवल 
गुप्ता 
श्री सुभाष दास राम सहायक योजना पदाधिकारी , अरवल सहायक योजना पदाधिकारी, भोजपुर ( आरा) 
श्री स्वामी नाथ मांझी सहायक योजना पदाधिकारी, अररिया 

सहायक योजना पदाधिकारी, गोपालगंज 
श्री कृष्ण देव राम सहायक योजना पदाधिकारी , लखीसराय सहायक योजना पदाधिकारी, भागलपुर 

2. श्री दिवाकर प्रसाद मंडल, उप निदेशक, बिहार राज्य योजना पर्षद, पटना को कोसी प्रमंडल सहरसा के 
अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया जाता है तथा क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, पूर्णियां प्रमण्डल , पूर्णियां को कोशी प्रमण्डल , 
सहरसा का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है । 

3. उपर्युक्त स्थानांतरित पदाधिकारी अविलंब पद का प्रभार सौंप कर अधिसूचित पद का प्रभार ग्रहण करेंगे एवं 
प्रभार प्रतिवेदन अविलंब विभाग को उपलब्ध करायेगें । 

4. स्थानांतरित पदाधिकारी अगले माह का वेतन नव पदस्थापित स्थान से प्राप्त करेंगे । 

5. क्रमांक -18 अवस्थित पदाधिकारी का स्थानांतरण उनके अभ्यावेदन के आलोक में हुआ है अतएव उन्हें 
स्थानांतरण भत्ता देय नहीं होगा । 
6. यह आदेश तत्काल प्रभाव से 

लागू होगा 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
सुरेन्द्र कुमार राम ,विशेष सचिव । 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 

25 जून 2015 
सं ० ई2-2-2-11 / 2002-2708— श्री रामबाबू दास , तत्कालीन अवर निर्वाचन पदाधिकारी, जमुई संप्रति अवर निर्वाचन पदाधिकारी, 
सीतामढ़ी को स्वयं की चिकित्सा हेतु बिहार सेवा सहिता के नियम- 227, 240 एवं 248 के तहत् दिनांक 26.02.2013 से दिनांक 15.03.2013 तक 
कुल 18 दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

आदेश से, 
नील कमल, संयुक्त सचिव । 


बिहार गजट , 15 जुलाई 2015 


7 


पथ निर्माण विभाग 


अधिसूचनाएं 

30 जून 2015 
सं ० 1 / स्था0-10 / 2011(पार्ट ) 5861 (एस ०) — श्री राम अवधेश कुमार, मुख्य महाप्रबंधक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट 
कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग, पथ निर्माण विभाग, 
बिहार , पटना का कार्य निष्पादित करने हेतु अगले आदेश तक के लिए प्राधिकृत किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
मिथिलेश कुमार, उप - सचिव (प्र० को ०) 


25 जून 2015 
सं ० 1 / स्था०-11 / 2011-5719(एस ० ) 1. — श्री हरेराम सिंह, अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल , दरभंगा, पथ निर्माण विभाग को 
स्थानांतरित करते हुए विशेष पदाधिकारी ( या ०), पथ निर्माण विभाग , बिहार, पटना के पद पर अगले आदेश तक के लिए 
पदस्थापित किया जाता है । 

2. श्री रंजन कुमार, विशेष पदाधिकारी ( या ०) , पथ निर्माण विभाग , बिहार , पटना को स्थानांतरित करते हुए अधीक्षण 
अभियंता ( अनु ०), पथ निर्माण विभाग , बिहार , पटना के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 

श्री श्यामा नन्द पाण्डेय , अधीक्षण अभियंता , उत्तर बिहार पथ अंचल , मुजफ्फरपुर, पथ निर्माण विभाग को अपने 
कार्यों के अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल , दरभंगा का कार्य करने हेतु अगले आदेश तक के लिए प्राधिकृत किया 
जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 

शैलेश कुमार , अपर सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 17-571 + 100 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


8 


बिहार गजट, 15 जुलाई 2015 


भाग -2 
बिहार- राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम , 

आदेश , अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


- 


बिहार विधान - सभा सचिवालय 


अधिसूचनाएं 

22 अप्रील 2015 
सं ० बि ० वि ० वि ० स०-01 / 2012- 1161 / वि ० स० -सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि 
माननीय अध्यक्ष , बिहार विधान सभा ने बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-59 के तहत प्रदत्त 
शक्ति के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2015-16 ( पंचदश बिहार विधान सभा के कार्यकाल तक ) के लिए बिहार विधान सभा की 
" बिहार विरासत विकास समिति " का गठन निम्न प्रकार किया है : 
1 . श्रीमती गुड्डी देवी 

स ० वि ० स ० 

सभापति 
2 . डा ० सुनील कुमार 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
3 . श्री श्यामदेव पासवान 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
4 . श्री पद्म पराग राय वेणु 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
5 . श्री सोने लाल हेम्ब्रम 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
6 . श्रीमती अन्नु शुक्ला 

सवि० स ० 

सदस्य 
7 . श्री कुमार देव रंजन सिंह 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
8 . श्री अजीत शर्मा 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
श्रीमती गुड्डी देवी , स ० वि ० स० इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे । 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

हरेराम मुखिया, प्रभारी सचिव । 


22 अप्रील 2015 
सं० कृ ० उ० वि ० स०-01 / 2011-1163 / वि ० स०— सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है कि माननीय 
अध्यक्ष , बिहार विधान सभा ने बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-59 के तहत् वर्ष 
2015-16 (पंचदश बिहार विधान सभा के कार्यकाल तक ) के लिए कृषि उद्योग विकास समिति का गठन निम्न प्रकार किया है : 
( 1 ) श्री नरेन्द्र कुमार पांडे उर्फ सुनील पाण्डेय , 

स ० वि ० स ० 

सभापति 
( 2 ) श्री दिलीप वर्मा, 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
( 3 ) श्री राजकुमार राय , 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
( 4 ) श्री गजानंद शाही , 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
( 5 ) श्री शरफुद्दीन , 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
( 6 ) श्री दिनेश कुमार सिंह , 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
( 7 ) श्री अवधेश सिंह , 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
श्री नरेन्द्र कुमार पांडे उर्फ सुनील पाण्डेय, स० वि ० स ० इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से . 

हरेराम मुखिया , प्रभारी सचिव । 


बिहार गजट , 15 जुलाई 2015 


9 


श्री सुबोध राय , 


22 अप्रील 2015 
सं ० आवास -06/15-1165 / वि ० स ० - सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि बिहार विधान 
सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-259 के अधीन माननीय अध्यक्ष , बिहार विधान सभा ने वर्ष 2015-2016 
( पंचदश बिहार विधान सभा के कार्यकाल तक ) के लिए बिहार विधान सभा की आवास समिति का गठन निम्न प्रकार किया है : 
1 . 

स ० वि ० स ० 

सभापति 
2 . श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव , 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
3 . श्रीमती सुनीता सिंह , 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
श्री विभाष चंद्र चौधरी , 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
5 . श्री कृष्ण कुमार ऋषि , 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
6 . श्री महेश पासवान , 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
श्री सुबोध राय , स ० वि ० स ० इस समिति के सभापति तथा सभा सचिव इसके सचिव होंगे । सभा सचिवालय की 
अधिसूचना संख्या - आवास ( खंड ) -04/14-1190/ वि ० स० , पटना, दिनांक 17.04.2015 को इस हद तक संशोधित समझा जाय । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

हरेराम मुखिया, प्रभारी सचिव । 


4 . 


22 अप्रील 2015 
सं० शूकाल -07/ 14-1167/ वि ० स ० — सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि बिहार विधान 
सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम -59 के अधीन माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा ने वर्ष 2015-2016 
( पंचदश बिहार विधान सभा के कार्यकाल तक ) के लिए बिहार विधान सभा की शून्यकाल समिति का गठन निम्न प्रकार से किया 


है : 


1 . 


2 . 


3 . 


4 . 


5 . 


6 . 


7 . 


8 . 


श्री विनोद नारायण झा , 

स ० वि ० स ० 

सभापति 
श्री अशोक कुमार यादव , 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
श्री सुबाष सिंह , 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
श्री जनक सिंह , 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
श्री अनंत कुमार सिंह , 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
श्री रणधीर कुमार सोनी, 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
श्री सुरेन्द्र मेहता , 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
श्री अखतरूल इसलाम शाहिन , स ० वि ० स ० 

सदस्य 
श्रीमती मनोरमा प्रसाद , 

स ० वि ० स ० 

सदस्या 
श्री सतीश कुमार साह , 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
श्री संतोष कुमार निराला , 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
श्री लक्ष्मी नारायण प्रसाद यादव , 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
श्री रणधीर कुमार सिंह , 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
श्री विनोद नारायण झा , स ० वि ० स ० इस समिति के सभापति तथा सभा सचिव इसके सचिव होंगे । 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

हरेराम मुखिया, प्रभारी सचिव । 


9 . 


10. 


11 . 


12. 


13 . 


22 अप्रील 2015 
सं ० जि ० प० एवं पं ० रा ० स०-02/2015-1169/ वि ० स ० - सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है 
कि माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा ने बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम -292 " ख " 
( 1 ) के अधीन वर्ष 2015-2016 ( पंचदश बिहार विधान सभा के कार्यकाल तक ) के लिए जिला परिषद् एवं पंचायती राज 
समिति का गठन निम्न प्रकार किया है 


10 


बिहार गजट , 15 जुलाई 2015 


1 . 


- 


2 . 


- 


3 . 


4 . 


- 


5 . 


- 


6 . 


श्री 


- 


7 . 


8 . 


- 


9 . 


- 


10. 


श्री रामदेव महतो , 

स ० वि ० स ० 

सभापति 
श्री सरफराज आलम , 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
श्री मनोरंजन सिंह , 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
श्री जनार्दन मांझी , 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
श्री अशोक कुमार सिंह ( 97 ) , 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
बृज किशोर सिंह , 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
श्री प्रभात रंजन सिंह , 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
डॉ ० दाउद अली 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
श्री विजय कुमार सिन्हा, 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
श्री मोती लाल प्रसाद , 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
श्री आनन्दी प्रसाद यादव , 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
श्री राम सूरत राय , 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
श्री अनिल कुमार , 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
मो ० आफाक आलम , 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
श्री छोटे लाल राय 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
श्री गौतम सिंह 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
श्री रामदेव महतो, स० वि ० स ० इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे । 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

हरेराम मुखिया, प्रभारी सचिव । 


- 


11 . 


- 


12. 


13 . 


- 


14. 


- 


15 . 


16. 


1 . 


2 . 


17 अप्रील 2015 
सं ० आवास ( खंड ) -04/14-1190 / वि ० स ० - सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि बिहार 
विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम -259 के अधीन माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा ने वर्ष 
2015-2016 के लिए बिहार विधान सभा की आवास समिति का गठन निम्न प्रकार से किया है 
श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, 

स ० वि ० स ० 

सभापति 
श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव , 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
3 . श्रीमती सुनीता सिंह , 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
श्री विभाष चंद्र चौधरी , 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
5 . श्री महेश पासवान , 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
6 . श्री कृष्ण कुमार ऋषि, 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
5 . श्री सुमीत कुमार सिंह , 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
श्री 

अब्दुल बारी सिद्दिकी स ० वि ० स ० इस समिति के सभापति तथा सभा सचिव इसके सचिव होंगे । समिति का 
कार्यकाल अधिसूचना निर्गत की तिथि से अगले आदेश तक के लिए होगा । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

हरेराम मुखिया, प्रभारी सचिव । 


। 


1 जून 2015 
सं ० 1 स्था०-50 / 2015-1279 / वि ० स० — सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि बिहार 
विधान सभा सचिवालय ( भरती एवं सेवा शर्ते ) नियमावली, 1964 के नियम -4 एवं 6 ख के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति के 
अनुसरण में अध्यक्ष , बिहार विधान सभा ने सभा सचिवालय के दरबान , फर्राश एवं मेहतर को सहायक अवधायक के पद पर 
प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु चयन समिति का गठन निम्न प्रकार किया है 
( 1 ) श्री ज्योति कुमार , वरीय प्रतिवेदक 

संयोजक 
( 2 ) श्री राजकुमार राम , अवर सचिव 

सदस्य 


बिहार गजट , 15 जुलाई 2015 


11 


( 3 ) श्री नसीम अख्तर , प्रशाखा पदाधिकारी ( उर्दू शाखा ) 


सदस्य 
अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

असीम कुमार , अवर सचिव । 


I E 4 @ LFkKE fo fo /k/ke & 12 & 38 @ 2012 & 557374 | E/2 

पथ निर्माण विभाग 


1 . 


- 


2 . 


3 . 


संकल्प 

23 जून 2015 
पथ निर्माण विभाग , बिहार, पटना में वर्ग " ग" एवं “ घ” के कार्यरत कर्मचारियों जिनकी पूर्ण स्थापना और प्रशासनिक 
नियंत्रण विभाग में सन्निहित है, को विभागीय प्रोन्नति एवं सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना 2003 एवं 2009 रूपान्तरित 
सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना 2010 के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत करने हेतु वित्त विभाग के संकल्प 
संख्या-3 / ए- 2 - वे - पु ० 18 / 09-7566 दिनांक 14.07.2010 के आलोक में पथ निर्माण विभाग द्वारा निम्न प्रकार विभागीय 
स्क्रीनिंग समिति गठित किया जाता है । 

अभियंता प्रमुख - सह - अपर आयुक्त - सह - विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, प्राधिकृत 
बिहार, पटना (पदनाम से ) 

अध्यक्ष 
अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना ( पदनाम से ) 

सदस्य 
अभियंता प्रमुख ( त ० परि० को ०) मंत्रीमंडल निगरानी विभाग , बिहार, पटना 

सदस्य 
(पदनाम से 
श्री सुरेन्द्र कुमार राम, विशेष सचिव, योजना एवं विकास, विभाग, बिहार, पटना सदस्य 
अ ० जा ० / अनु ० जनजाति के रूप में प्राधिकृत / इनकी अनुपलब्धता की स्थिति 
में श्री सुदेश कुमार लाल ( उप - सचिव ) अजाति एवं अनु० जनजाति , बिहार 
पटना प्रतिस्थानी पदाधिकारी होगें । 
श्री रमाकान्त प्रसाद , संयुक्त सचिव (प्र ० को ०), पथ निर्माण विभाग , संबंधित 

सदस्य 
स्थापना के प्रभारी ( पदनाम से ) 
श्री मदन प्रसाद , उप - सचिव, पथ निर्माण विभाग 

स 
v kn sk & आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं 
इसकी सूचना सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष को दी जाए । 

आदेश से , 
भोला पासवान, अवर सचिव (मु ०) । 


4 . 


5 . 


6 . 


कार्यालय आदेश 

2 जुलाई 2015 
सं 0 प्र 03 / योग06-1 / 2015 / 164 — विभागीय आदेश सं 0 175, दिनांक 12.08.2014 द्वारा श्री दिवाकर कुमार , 
नवनियुक्त कनीय अभियंता, पिता - श्री राजेन्द्र प्रसाद विजय, ड्रेनेज एण्ड इनभेस्टीगेशन अंचल , मोतिहारी, जिला - पूर्वी चम्पारण 
(बिहार ), पिन नं 0 845401 , जिनकी जन्म तिथि 31.08.1984 है, को पथ प्रमंडल, मधुबनी में पदस्थापित किया गया था । 

श्री कुमार ने अपने अभ्यावेदन दिनांक 02.09.2014 द्वारा अक्टुबर 2014 तक , दिनांक 29.10.2014 द्वारा दिसम्बर , 
2014 तक तथा दिनांक 27.12.2014 द्वारा मार्च 2015 तक योगदान हेतु अवधि विस्तार करने का अनुरोध किया था , क्योकि 
उन्हें पूर्व पदस्थापित स्थान दक्षिण - पूर्व रेलवे, खड़गपुर मंडल द्वारा सुटेबल रिलीवर नहीं मिलने के कारण अनापत्ति प्रमाण 
पत्र नहीं दिया गया था । उनके अभ्यावेदन दिनांक 27.03.2015 द्वारा योगदान हेतु अवधि विस्तार जून 2015 तक प्रदान करने 
का अनुरोध है । श्री कुमार की नियुक्ति की तिथि 12.08.2014 से अभी तक 10 ( दस ) महीने से अधिक की अवधि बीत चुकी 
है , लेकिन श्री कुमार द्वारा अभी तक विभाग में योगदान नहीं दिया गया है । 
अतः सम्यक् विचारोपरांत इनके अनुरोध को अस्वीकार करते हुए इनकी नियुक्ति रद्द की जाती है । 

आदेश से , 
( ह ०.) अस्पष्ट, अभियंता प्रमुख - सह - अपर आयुक्त - सह -विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 17-571 + 100 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


12 


बिहार गजट, 15 जुलाई 2015 


भाग-9 ( ख ) 


निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय , सूचनाएं 

और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि । 


सूचना 


सं ० 824 — मैं , श्रीमन नारायण चौबे, पिता - स्व ० शिवनंदन चौबे, ग्राम - रेवटिया, पो ० - परमानपुर, नावानगर बक्सर का 
स्थायी निवासी हूँ । मेरे पिता के सर्विस रिकॉर्ड में मेरा नाम नारायण चौबे दर्ज है जबकि शैक्षिणक प्रमाण - पत्रों में श्रीमन 
नारायण चौबे दर्ज है । मेरा सही नाम श्रीमन नारायण चौबे है । नारायण चौबे तथा श्रीमन नारायण चौबे दोनों नाम एक ही 
व्यक्ति का है | 

श्रीमन नारायण चौबे ।। 


सं ० 825_मैं , श्लेषा पिता- मनोज कुमार पता- 117 रघुनाथपथ बेली रोड पोस्ट दानापुर थाना रुपसपुर पटना 
बिहार 801503 शपथ पत्र 6797 दिनांक 16.05.2015 के क्रम में अपना नाम श्लेषा शैली में परिवर्तित करती हूं । 


श्लेषा । 


सं ० 827 — मैं , शुभांगी पुत्री श्री दिपेश कुमार एवं श्रीमति श्रृष्टि वर्मा पता द्वारा श्री डी.पी.वर्मा तिलक मैदान रोड, सी.आई.डी. 
ऑफिस के सामने मुजफ्फरपुर 842001, शपथ पत्र सं0- 98, दिनांक 05.05.2015 के द्वारा आज से मैं प्रत्येक कार्य के लिए 
शुभांगी वर्मा (Subhangi Varma ) के नाम से जानी जाऊँगी । 


शुभांगी । 


सं ० 828 — मैं , अन्निका पिता- मनोज कुमार पता- 117 रघुनाथपथ बेली रोड पोस्ट दानापुर थाना रुपसपुर पटना 
बिहार 801503 शपथ पत्र 6798 दिनांक 16.05.2015 के क्रम में अपना नाम अन्निका अम्बर में परिवर्तित करती हूं । 


अन्निका । 


No. 828 - I, Manoj Kumar S /o Chiranjee Lal House No. 117 Raghunathpath Baily Road P.O. 
Danapur P.S. Rupaspur Dist. Patna- 801503 declare vide Affd . No. 6798 dated 16.05.2015 that now 
onwards my daughter ANNIKA will be known as ANNIKA AMBER . 

Manoj Kumar. 


सं ० 818 — मैं , अमित कुमार केशरी , पिता - स्व ० लालजी प्रसाद केशरी, मु ० - दादरमंडी, पो ० - गुलजारबाग , 
थाना - आलमगंज , जिला पटना । शपथ - पत्र संख्या-3801 दिनांक 23.05.2015 द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि अमित कुमार 
केशरी एवं अमित कुमार दोनों ही नाम मेरा है । मैं अमित कुमार केशरी के नाम से जाना एवं पहचाना जाउंगा । 

अमित कुमार केशरी । 


No. 818—1, Amit Kumar Keshri S/ o Late Lalji Prasad Keshri Mohalla - Dadarmandi, 
Plo -Gulzarbagh P /s- Alamganj, District- Patna I hereby declare that Amit Kumar Keshri and Amit Kumar 
are both my name vide affidavit no . 3801 Dated 23-05-2015 and I will be known by Amit kumar Keshri 
in future . 

AMIT KUMAR KESHRI. 


w 


बिहार गजट , 15 जुलाई 2015 


सं ० 830 — मैं , कोमल 23 वर्ष पिता सर्वेन्दु कुमार , माता सीमा सिन्हा राजवंशी नगर, पटना । शपथ पत्र संख्या 
148 दिनांक 20.04.15 से अब कोमल सिन्हा के नाम से जानी जाऊंगी । 


कोमल । 


No. 830 —I, Komal 23 Yrs D /o Sarvendu Kumar & Seema Sinha of Rajbanshi Nagar, Patna 
will be known as Komal Sinha vide affidavit no . 148 dt. 20.04.15 . 


KOMAL. 


सं ० 829 — मैं , रूबल 22 वर्ष पिता सर्वेन्दु कुमार, माता सीमा सिन्हा राजवंशी नगर , पटना । शपथ पत्र संख्या 
147 दिनांक 20.04.15 से अब रूबल सिन्हा के नाम से जानी जाऊंगी । 


रूबल 


No. 829, I, Rubal 22 Yrs D/ o Sarvendu Kumar & Seema Sinha of Rajbanshi Nagar, Patna will 
be known as Rubal Sinha vide affidavit no . 147 dt. 20.04.15 . 

RUBAL. 


सं ० 831 - मैं , अभिनव पिता श्री ललन झा निवास हो 0 नं0-302 , हर्षिता कुंज , मजिस्ट्रेट कॉलोनी , 
अशियाना रोड , पोस्ट- आशियाना, थाना- राजीव नगर, जिला- पटना शपथ पत्र संख्या- 3304 दिनांक 04.03. 
2015 अभिनव झा के नाम से जाना जाउँगा । 


अभिनव । 


No. 831 - I, Abhinav S /o Shri Lallan Jha, R/ o. H.N. -302, Harshita Kunj , Magistrate Colony , 
Ashiana Road, P/ o- Ashiana, P/s- Rajeev Nagar, Patna, Affidavit No. -3304, Dated 04.03.2015 shall be 
known as Abhinav Jha for all purposes . 


ABHINAV . 


No. 801 - I, Ranjeet Kumar Srivastava, S /o Sri S.P. Verma, Kamla Apartment A/ 204 Ambedkar 
Path Patna- 14 have changed the name of my son from Raunak to Raunak Srivastava vide affidavit No. 
25 Dated 26.03.2015 . 


RANJEET KUMAR SRIVASTAVA . 


No. 826 - I, Kumari Mala Yadav wife of Vinay Kumar Singh, residing at Qr. No. T/ 21 C , 
Gandhi-park Railway Colony, Samastipur-848101 have changed my son s name Aryan to Aryan Kumar 
vide Affidavit no. - 27612 Date 17.12.2014 for all future purposes . 

KUMARIMALA YADAV . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 17-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


